रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD. NO . D. L -33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 6 , 2013 / श्रावण 15 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6 , 2013 /SRAVANA 15 , 1935 


सं . 208 ] 
No. 208 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ) 

अधिसूचना 

___ नई दिल्ली , 16 मई , 2013 
फा. सं. 1 - 83 / एससीआई - अधि . / भा . ख . सु. प्रा .- 2012. - खाद्य सुरक्षा और मानक ( पैकेजिंग और 
लेबलिंग ) विनियम , 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियम का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे 
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक 
अधिनियम , 2006 की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ट ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है । उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनकी 
उससे प्रभावित होने की संभावना है , जो उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
यथाअपेक्षित है , प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख 
से , जब उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है जनता को उपलब्ध 
करा दी जाती हैं , से साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ; 

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, उन्हे मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और 
मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक भवन , कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को भेजे 
जा सकते हैं ; 

___ उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व उक्त प्रारूप विनियम की बाबत यदि किसी 
व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं , उन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप विनियम 
1 . (1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग ) 
संशोधन विनियम, 2013 है । 

( 2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


3408 G1/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC . 4 ] 


2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम 2011 में , विनियम 
2. 4. 5 में , 
( क ) उपविनियम 43 में , डबल रोटी और केकों शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित 
किया जाएगा 

“ योगहर्ट, मौजे, स्प्रेडस , डेयरी आधारित पेय (मिल्कशेक , योगहर्ट पेय) चीज , पुडिंग , क्रीम और 
आईस - क्रीम , शीतित डेजर्ट जैसे गैर डेयरी आईस, सोरबट और फल आईस, शीतित योगहर्ट , 
फ्लेक्स और खाने के लिए तैयार सूख आबाजो का नाश्ता, चॉकलेटो और मिठाइयों ; और 
कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाईयां जैसे हलवा, मैसूर पाक , बूंदी लड्डू , 
जलेबी, खोया बर्फी, पेड़ा गुलाब जामुन, रसगुल्ला और इसी प्रकार किसी भी नाम से बेची जाने 
वाली दुग्ध आधारित मिठाईयों, पका हुए सोसेजीस, हाम और मांसीय स्प्रेडस ; 
( ख ) उपविनियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
" 48. पौध स्टेनोल ऐस्टेट को अंर्तविष्ट करने वाले वसा स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध 
आधारित फलों को पेय, क्रीम वित दुग्ध उत्पाद, सोय और राईस पेय, चीज उत्पादों, योगहर्ट 
उत्पादों , स्पाईस सोसेज, सलाद ड्रेसिंग , रस और नेक्टर के प्रत्येक पैकेज में निम्नलिखित घोषणाएं 
रहेंगी, अर्थात् 


पौध स्टेनोल एस्टेट में अंतर्विष्ट (पौध स्टेनोल के रूप में )- ग्राम/ 100 ग्राम या 100 मि . ली . 
कोलेस्ट्रोल को कम करने वाली दवा का सेवन करने वाले रोगीओं, स्तनपान कराने वाली 
महिलाओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केवल चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन उत्पादों 
का उपयोग करना चाहिए ( परिवर्तित पौध स्टेनोल के 3 ग्राम प्रतिदिन से अधिक के उपभोग से 
बचना चाहए) 


49. बिस्किटो, डबलरोटी, केकों, नाश्ते के अनाजो, कार्बनीकृत जल, तापीय प्रसंस्कृत फलों, 
फलों के रस, फलों के नेक्टर, फलों के पेयों, फलों के स्क्वाश , जैम , जैली, फलों के चीज , 
मारमलेड, डेयरी आधारित पेयों, कार्बोहाइड्रेट आधारित और दुग्ध उत्पाद आधारित मिठाईयों जैसे 
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, खोया बर्फी, मैक्रोनी उत्पादों, नूडल्स , पास्ता, मिठाइयों और 
कन्फेक्शनरी, कैण्डीज़ और आईसींग के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल होगा, अर्थात् : -- 

ट्रीहलोज अंतर्विष्ट - “ग्लूकोज का स्रोत " 


आर . के. जैन , मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

[ विज्ञापन III /4/ असा.. 187 - ओ/13 ] 
पाद टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग III , खंड 4 की अधिसूचना संख्यांक 2 -15015 /30/ 2010 

द्वारा 1 अगस्त, 2011 को प्रकाशित हो चुके हैं । 


[977 III - ONE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th May , 2013 
F .No. 1- 83 /Sci. Pan -Noti./FSSAI-2012 .- - The following draft of certain regulations further 
to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling )Regulations, 2011, which the Food 
Safety and Standards Authority ofIndia , with the previous approval of the CentralGovernment,proposes 
to make, in exercise of the powers conferred by clause (k ) of sub - section ( 2 ) of section 92 read with 
section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006 ), is hereby published as required 
by sub -section ( 1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected 
thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shallbe taken into consideration after 
the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the OfficialGazette in which this 
notification is published are made available to the public ; 


Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer , .. 
Food Safety and Standards Authority of India , Food and Drug Administration Bhawan , 
Kotla Road , New Delhi - 110 002 ; 


The objections and suggestions, which may be received from any person with respect 
to the said draft regulations before the expiry of the period specified above, shall be 
considered by the aforesaid Authority . 


Draft Regulations 


1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and 

Labelling ) Amendment Regulations 2013 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official 
Gazette . 


2 . In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling ) Regulations, 2011, in 

regulation 2.4 .5, 


(a ) in sub - regulation 43 , after the words “ bread and cakes” , the following shall be 

inserted , namely: 
" yoghurt, mousse , spreads, dairy based drinks (milkshakes, yoghurt drink ), cheese , 
pudding, cream and ice -cream ; frozen desserts like non dairy ice , sorbet and fruit ice , 
frozen yoghurt, flakes and ready - to - eat dry breakfast cereals , chocolates and sweets ; and 
carbohydrate based and milk product based sweets like halwa, mysore pak , boondi laddu , 
jalebi, khoya burfi , peda , gulab jamun , rasogolla and similar milk product based sweets sold 
by any name, cooked sausages, ham and meat spreads” ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part ! ! SEC: 41 


(b ) after sub - regulation 47 , the following shall be inserted , namely : 


“ 48 . Every package of fat spread , milk products , milk based fruit drink , fermented milk 
products , soy and rice drink , cheese products , yoghurt products , spice sauces, salad 
dressings, juices and nectars containing plant stanol esters shall bear the following 
declarations, namely : 


Contains Plant Stanol Esters (as Plant Stanols )---gm / 100 gm or 100ml. 


Patients on cholesterol lowering medication , pregnant and breastfeeding 
women and children under the age of five years should only use the 
product under medical supervision (Consumption ofmore than 3 gm per 
day of added plant stanols should be avoided.) 


49 . Every package of biscuits, bread , cakes , breakfast cereals carbonated water, 
thermally processed fruits , fruit juices, fruit nectars , fruit beverages, fruit squashes , jam , 
jelly , fruit cheese , marmalade, dairy based drinks, carbohydrate based and milk product 
based sweets like gulab jamun , rosogolla , peda , khoya burfi, macroni products , noodles, 
pasta , sweets and confectionery , candies and icings shall bear the following label, namely : 


Contains Trehalose - source of glucose." . 


- 


- 


- 


R. K . JAIN , Chief Executive Officer 

[ ADVT. 11 /4 /Exty ./ 187- 0 /13 ] 


.. .- 


. . 


- - - -- . 


Printed by the Manager, Governinent of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


